रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 25 , 2018 / ज्येष्ठ 4 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25 , 2018 /JYAISTHA 4 , 1940 


सं . 1929 ] 
No. 1929] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 24 मई , 2018 


का . आ . 2138 ( अ). - जबकि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा ( 1) के अधीन भारत सरकार के शासकीय राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खंड 3, उप - खंड (ii ) के तहत जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के का . आ . संख्या 3555( अ ), 
दिनांकित 24- 10 - 2017 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं .- 205 के 
अनंतपुरम - चैन्नई सड़क ( एलसी सं. 102 तिरुपति -काटपाडी खंड के स्थान पर ) के किमी . 281/ 2 पर 4- लेन आरओबी का निर्माण 
( चौड़ीकरण / चार - लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण , प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और जबकि , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन, अंग्रेजी और तेलुगू में “द हंस 
इंडिया ", दिनांकित 12- 11 - 2017 और “ साक्षी ", दिनांकित 12- 11- 2017 को प्रकाशित किया गया है ; 


और जबकि, दो आपत्तियां प्राप्त की गई हैं तथा सक्षम प्राधिकारी ने दोनों आपत्तियों को अननुज्ञात कर दिया है । 

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

इसलिए , अब , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए । 

और इसके अतिरिक्त , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में , एतद्द्वारा यह घोषणा 
करती है कि इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


2948GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


भूमि का 


अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं .- 205 के अनंतपुरम - चैन्नई सड़क ( एलसी सं . 102 तिरुपति- काटपाडी खंड के स्थान 
पर ) के किमी 281/ 2 पर 4- लेन आरओबी का निर्माण हेतु किमी 280 /0 से किमी 283/ 0 तक के भू - खंड के भीतर पड़ने वाली संरचना 
सहित अथवा संरचना रहित अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्र . सं . | जिले का | मंडल का | गांव का 

भूमि की क्षेत्रफल ( वर्ग 
नाम नाम नाम सर्वेक्षण सं . 

प्रकार 

प्रकृति - मी . में ) | हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
2 3 44 5 6 7 

8 
चित्तूर तिरुपति | तिरुपति 

581ए/1 | 

निजी | असिंचित 5260. 00 टी . टी . डी .तिरुपति 
शहरी 

( टी . टी . डी ) 
581सी / 1 निजी असिंचित 809. 00 टी . टी . डी .तिरुपति 

( टी . टी . डी ) 
586/ 1 

निजी । असिंचित 5463.00 टी .टी . डी .तिरुपति 

( टी . टी . डी ) 
588ए/ 2 

निजी | असिंचित 8822.00 टी. टी . डी.तिरुपति 

( टी . टी . डी ) 
588बी / 2 | निजी | असिंचित | 7567. 00/ टी . टी . डी .तिरुपति 

( टी . टी . डी ) 
कुल 

27921. 00 
चित्तूर तिरुपति । पेरुर 

518/1ए निजी | असिंचित 

273.00 एम . पत्ताभी रमी रेड्डी 
ग्रामीण 
7 

असिंचित 132.00 के.विष्णु शंकर रेड्डी 
असिंचित 30.00 जयचंद्र रेड्डी 

पोरम्बोक 51. 00 सड़क 
518/ 2ए 

निजी असिंचित 101. 00 के . सुशीलम्मा 
11 

असिंचित 

10. 00 जयचंद्र रेड्डी 
12 

असिंचित 40. 48 के.विष्णुशंकर रेड्डी 
13 

पोरम्बोक 10 . 00 सड़क 
518/ 1बी 1ए| एडब्ल्यूडी | असिंचित 

202. 00 एडब्ल्यूडी 
518/ 1बी2ए निजी । असिंचित ___ 486 . 00 एम . पदमानभा रेड्डी 
16 

518/ 1डी1ए निजी 

असिंचित 303 . 00 एम .हिमबिंदु 

518/1डी2ए एडब्ल्यूडी असिंचित 121. 00 सड़क 
18 

518/ 1डी3ए निजी 

असिंचित 222. 00 जयचंद्र रेड्डी 
19 

525/ 1 सरकारी रास्ता 1295 .00 रास्ता 


10 


14 


15 


17 


20 


525/ 201 | निजी । असिंचित 


21 


525 / 2बी1 | 


निजी । आसा 


| असिंचित 


23 


| 


रास्ता 


526/ 1 
526/ 2बी 


सरकारी । 
निजी 


233. 00 के . सुशीलम्मा 
141. 00 खाली स्थल 
20. 00 टी . चेंगलरमा नायडु और 

अन्य 
647. 50 रास्ता 
81. 00 सुधाकर चौधरी का पेट्रोल 

बंक स्थान 
61. 00 खाली स्थल 
243. 00 रास्ता 


24 


असिंचित 


25 


असिंचित 


567/ 1बी2 
| 567/ 2 | सरकारी 


26 


रास्ता 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


27 


28 


29 


30 


31 


567/ 3बी निजी | असिंचित 30. 50 के. लता 

30. 50 के . दुरवासुलु नायडु 
30. 50 बी . रामचंद्र रेड्डी 
30 . 00 सड़क 

50 . 50 एन . गोविंद रेड्डी 
570 बी / 3 | सरकारी । वाग 202. 00 वागु पोरम्बोक ( एग्रीकल्चर 
( एग्रीकल्चर | पोरम्बोक 

कालेज , तिरुपति से अलग ) 
कालेज , 

तिरुपति ) 
571/ 1बी | निजी । असिंचित 

20. 00 खाली 
51. 00 पेट्रोल बंक स्थान 
20.00 सुब्बारागव राजू 
20 .00 एस . गंगैया नायडु 
30. 00 डा . यल्लम्मा 
30. 00 पशुपति वरी स्थल 

11.00 सड़क 
571/ 2 | सरकारी रास्ता | 1174. 00 रास्ता 
572/ 2 निजी असिंचित 40. 48 नर्सरी ( महोम्मद इब्राहिम ) 


33 


34 


35 


36 


37 


38 
39 
40 


41 


कुल 

कुल योग 


6473.46 
34394.46 


[ फा . सं. आरडब्ल्यू/एनएच- 12014/एपी(10)/ एलए/2016-एसएंडआर ( बी)] 

राजेश गुप्ता , उप सविच 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th May, 2018 
S .O . 2138 (E ). — Whereas , by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport of 
India and Highways S . O . 3555 ( E ), dated 24 - 10 - 2017 published in Gazette of India, Extraordinary , Part - II , Section 3 , 
Sub -section ( ii ) issued under sub -section ( 1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule 
annexed to the said Notification for building (widening/four- laning, etc .), maintenance ,management and operation of the 
National Highway No . 205 for construction of 4 lane ROBs at K . M . 281/ 2 of Anantapuram - Chennai Road ( in lieu of 
LC .No. 102 Tirupathi- Katpadi Section ) in the District of Chittoor, in the State of Andhra Pradesh . 

And whereas , the substance of the said notification has been published in “ The Hans India” dated 12 -11- 2017 , 
and “ Sakshi” dated 12 - 11 - 2017 , in English and Telugu under sub -section ( 3) of section 3A of the said Act; 

And whereas two objections have been received and two objections were disallowed by Competent Authority. 

And whereas , in pursuance of sub-section ( 1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the CentralGovernment. 

Now , therefore, on receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this Notification in the official Gazette , the lands specified in the said Schedule , shall vest 
absolutely in the Central government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Dry 


Dry 


Dry 


Brief description of the land to the acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km 280 /0 
to Km 283 /0 of National Highway No. 205 for constriction of 4 -lane ROB at K . M .281/ 2 of Anantapuram -Chennai Road 
( in lieu of LC .No. 102 Tirupathi-Katpadi Section ) in the State of Andhra Pradesh . 
Sl.No. Name of Name of Name of Survey Type of Land Nature of Area ( in Name of the person 
the the Mandal the village Numbers 

land Sq .Mtrs . interested 
District 

4 5 L 6 7 / 8 

9 
| Chittoor Tirupati Tirupati | 581A / 1 | Private 

5260 .00 T . T .D . Tirupati 
Urban 

( T . T . D ) 
581C / 1 Private 

809 .00 T. T.D . Tirupati 
( T . T . D ) 
586 / 1 Private 

5463.00 T . T .D . Tirupati 
( T . T . D ) 
588A /2 Private 

Dry 

8822 .00 T . T .D . Tirupati 
( T . T . D ) 
588B / 2 Private Dry 7567.00 / T . T . D . Tirupati 

( T . T . D ) 
Total 

27921. 00 
6 Chittoor Tirupati Perur 518 /1A | Private Dry 273.00 |M . Pattabhi Rami Reddy 
Rural 

Dry 132.00 ]K . Vishnu Sankar Reddy 

Dry | 30 .00 Jayachandra Reddy 

Poramboke 51.00 Road 
518 /2A Private Dry 101.00 K . Suseelamma 

Dry 10 .00 Jayachandra Reddy 

Dry 40 .48 K . Vishnusankar Reddy 

Poramboke 10 .00 Road 
518 / 1B1A AWD / Dry 202 .00 AWD 
518 /1B2A Private Dry 486 .00 M . Padmanabha Reddy 
518/ 1D1A | Private Dry 303. 00 |M .Himabindu 
518 / 1D2A AWD Dry 121.00 Road 
518 / 1D3A Private Dry 222 .00 Jayachandra Reddy 

525 /1 Government Rastha 1295.00 Rastha 


51 OO Road 


19 


525 /2A1 


Private 


Dry 


21 


525 /2B1 


233.00 K .Suseelamma 
141 .00 Vacant Land 
20 .00 T .Chenglrama naidu & 

others 
647 . 50 Rastha 


Private 


Dry 


526 / 1 | Government | Rastha 


| 


526 /2B 


Private 


Dry 


25 


26 


567/ 1B2 Private 

567 /2 | Government 
567/3B Private 


Dry 
Rastha | 
Dry 


81. 00 Sudhakara chowdary s 

Petrol Bunk Place 
61 .00 Vacant site 
243.00 Rastha 

30 .50 K .latha 
30 .50 |K . Durvasulu Naidu 


28 


[ 4T 1 II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


29 


30 


31 


30 .50 B .Ramachandra Reddy 
30 .00 Road 
50 .50 |N .Govinda Reddy 
202 .00 Vagu Poramboke 

| ( Alienated to 
| Agril.College, Tirupathi) 


570 B /3 


Government Vagu 
(Agricultural Poramboke 

college, 
Tirupati) 
Private 


33 


571 / 1B 


Dry 


34 


35 


36 


37 


38 


20 .00 Vacant 
51.00 Petrol Bunk Place 
20 .00 Subbaragava Raju 
20.00 S .Gangaiah Naidu 
30 .00 Dr. Yallamma 
30 .00 Pasupathi vari land 

11.00 Road 
1174 .00 Rastha 
40 . 48 |Nursery (Mahommad 

Ibrahim ) 
6473 . 46 
34394 .46 


| 571/ 2 

572 / 2 


Government 

Private 


Rastha | 
Dry L 


- Grand Total 


Total 
Grand Total 


[F . No. RW /NH - 12014 /AP( 10 )/LA /2016 -S & R (B ) ] 

RAJESH GUPTA ,Dy. Secy. 


Digitally signed by RAKESH 

SUKUL 
RAKESH SUKUL Date : 2018.06.01 18 :16:19 

+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


